रजिस्ट्री सं . जी . एल .- 33004/ 93 


REGD . NO . D.L.-330047 


- 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


PART 1 - Section 1 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


ne 


6 . 165 
No . 165 ) 


नई दिल्ली , शुक्रबार, अगस्त 20 , 1993/ श्रावण 29 , 1915 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 20, 1993 /SRAVANA 29, 1915 


- 


- 


- 


- 


- 


सूचना और प्रसारण मंत्रालय 


संकल्प 


नई दिल्ली, 2 अगस्त , 1993 


संख्या 2/ 14/ 92- एम . यू . सी .. -- इस मंत्रालय के दिनांक 
27 दिसम्बर , 1990 के संकल्प संख्या 602/8/ 83-एन . पी - 1 
के अधिक्रमण में , दिनांक 29 जुलाई , 1964 को प्राक्कलन 
समिति की अनुशंसाओं के अनुपालन में , समाचार पत्रों के 
लिए अखबारी कागज के आयात और पाबंटन व मुद्रण 
मशीनरी एवं अन्य सजातीय मामलों के बारे में नीति संबंधी 
प्रश्नों के संबंध में , सरकार को सलाह देने के लिए भारत 
सरकारद्वारा , पहली बार स्थापित की गई अखबारी कागज 
सलाहकार समिति का निम्नलिखित रूप रे तत्काल प्रभाव से 
पुनर्गठन किया जाता है : -- 


3. श्री विलास मुत्तेमवार संसद सक्स्य, लोक सभा 
4. श्री जसवंत सिंह ___ संसद सदस्य, लोक सभा 
5. श्री शांताराम पोटदुखे संसद सदस्य , लोक सभा 
6. श्री प्रार . लक्ष्मीपति भारतीय समाचार पत्र संघ के 

नामिति 
7. श्री अरुण पुरी 

- सदेव 
8. श्री रतिलाल सेठ भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र 

संघ नामिति 


9. श्री प्रताप भाई शाह 


- तदैव 


10. श्री मोइन फारुकी 


अखिल भारतीय छोटे तथा 

मझौले समाचार पत्र संघ के 
नामिति 


अध्यक्ष 


सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री 


गैर- सरकारी सदस्य : 


11. श्री ई . गोपाल 


कार्य कर रहे पत्रकारों का भारतीय 

परिसंघ के नामिति 


1. श्री चौधरी हरीसिंह 
2. श्री मोहम्मद अफजल 


संसद सदस्य , राज्य सभा 
संसद सदस्य , राज्य सभा 


12. श्री विश्व बंधु गुप्ता, 

संसद सदस्य 


अखिल भारतीय समाचार पत्र 
संपादक सम्मेलन के नामिति 


1856 GI / 93 


2.. 


. . . ... 


- THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- PART T - SEC. I]. 


MINISTRY OF INFORMATION AND 


BROADCASTING 


RESOLUTION 


New Delhi, the 2nd August, 1993 


13. श्री हरभजन सिंह अखिल भारतीय छोटे तथा मझौले 
संसद सदस्य 

समाचार पत्न परिसंघ के 

नामिति 
14. श्री कोडल चनप्पा छोटे तथा मझौले समाचारपत्रों 

भारतीय संघ 
सरकारी सदस्य : 
1. वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 

( आर्थिक कार्य विभाग ) 
2. वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 

( व्यय विभाग ) 
3. उद्योग मंत्रालय के प्रतिनिधि 

( औद्योगिक विकास विभाग ) 
4. वाणिज्य मंत्रालय के प्रतिनिधि 
5. पायात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक के प्रतिनिधि 
6. तकनीकी विकास महानिदेशालय के प्रतिनिधि 


No . 2/ 14/92- MUC. -. In supersession of this Ministry s 
Resolution No. 602/ 8/ 83- NPI dated 27th December , 1990 , 
the Newsprint Advisory Committee set up by the Govern 
ment of India for the first time, in pursuance of the recomm 
endations of the Estimates Committee on July 29, 1964 , 
to advise theGovernment or questions of policy regarding the 
imports and allocation of newsprint and printing machinery 
for newspapers and others cognate matters , is reconstituted 
as under with immediate effect: 


CHAIRMAN 


MINISTER OF STATE 
FOR INFORMATION 
AND BROADCASTING 


NON OFFICIAL MEMBERS 


1 . Chowdhary Hari Singh 


M . P. Rajya Sabha 


2 . Shr Mohammed Afzal 


M. P . Rajya Sabha 


7. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि 

( भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय से संबंधित 

संयुक्त सचिव ) 
8. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक ओ समिति के 

सचिव भी हैं । 


3. Shri VilasMuttemwar 


M . P . Lok Sabha 


4 . Shri Jaswant Singh 


M . P. Lok Sabha 


5 . ShriShantaram Potdukhe 


M . P . Lok Sabha 


6 . ShriR. Lakshmipathy 


Nomince of Indian 
Newspaper Society 


2. समिति की वर्ष में सामान्यतः दो बैठकें होती हैं । 

3. अध्यक्ष के पास अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित 
करने तथा यदि वे उपयुक्त समझें तो ऐसें सरकारी और गैर 
सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित 
करने की शक्तियां होंगी । 


7. Shri Aroon Purie 


- do 


8 . Shri Rati Lal Sheth 


Nominee of Indian 
Languages Newspapers 
Association 


9. Shri Pratabhai Shah 
10. Shri Moin Farooqui 


Nominee of All India 
Small and Medium 
Newspapers Association 


___ 4. गैर सरकारी सदस्यों की सदस्यता की अवधि उनकी 
नियुक्ति की तारीख में दो वर्ष के लिए होगी लेकिन सेवा 
निवृत्ति के बाद सदस्य पुनः नियुक्ति के अधिकारी होंगे । 

5. समिति की सदस्यता अवैतनिक होगी लेकिन गैर 
सरकारी सदस्य जो कि संसद सदस्य हैं , समय - समय पर 
संशोधित संसद अधिनियम , 1954 में वेतन, दैनिक भत्ते 
तथा सदस्यों की पेंशन के प्रावधानों के अनुसार यात्रा भत्ता 
तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे तथा अन्य 
गैर- सरकारी सदस्य समय - समय पर संशोधित वित्त मंत्रालय 
के दिनांक 5- 9- 1960 के कार्यालय ज्ञापन संख्या फा . ( 26 ) 
ई . 4/ 59 के अनुसार यात्रा भत्ते तथा दैनिक भत्ते. के . अधि . 
कारी होंगे । 


11 . Shri E . Gopal 


Nominee of Indian 
Federation of Women 
Journalists 


12. ShriVishwa Bandhu Gupta 


Nominee of All India 
Newspaper Editors 
Conference. 


13. Shri Harbhajan Singh 


Nominee of All India 
Small and Medium 
Newspapers Federation . 


भादेश दिया जाता है कि सार्वजनिक सूचना के लिए 
इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये । 


14. Shri KoudleChannalppa 


Nominee of Indian 
Federation of Small & 
Medium Newspapers. 


एस . लक्ष्मीनारायणन, संयुक्त सचिव 


[ TTT I- 5 11 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . The Committee will ordinarily moet twice a year . 


OFFICIAL MEMBERS 
1. Representative of the Ministry of Finance 

(Department of Economic Affairs) 


3. The Chairman will have the powers to co -opt additional 
members and to invite such officials and non - officials to 
attend the meetings as he considers appropriate . 


2 . Representative of the Ministry of Finance 

(Deptt . of Expenditure ) 


4 . The term of the membership of non official members 
will be for two years from the date of appointment but the 
retiring members will be eligible for to appointment. 


3 . Representative of Ministry of Industry 

(Deptt. of Industrial Development) 
4 . Representative ofMinistry of Commerce. 


5 . Representative of Chief Controller of Imports & Exports 


6 . Representative of Directorate General Technical 

Development. 
7. Representative of Ministry of Information & Broad 

casting 


5 . Members of the Committee will be honorary but non 
official members who are members of Parliament will be en 
titled to travelling allowance and daily allowance in accor 
dance with the provisions of the Salary Allowance and 
Pension of Members of Parliament Act, 1954 as amended 
from time to time and other non -officialmembers in accor 
dance with the Ministry of Finance O .M , No . F (26 ) E . IV /59 
dated 5 -9 - 1960 as amended from time to time. 


(JointSecretary dealing with RNI) 


Ordered that a copy of this Resolution be published in the 
Gazette of India for General Information . 


8. Registrar of Newspapers for India (RNI) who will also be 

the Secretary of the Committee . 


S . LAKSHMI NARAYANAN , Jt . Secy 


1 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Maya Puri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993 


